रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


A 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


NOVERNMENT 


भाग II -- खण्ड 3 --- उप - खण्ड (11) 
PARTII - Section 3 -Sub -section (11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल 11, 2001/ चैत्र 21, 1923 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 11 , 2001/CHAITRA 21, 1923 


- 


- 


सं . 234 ] 
No. 234 ] 


शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 

(दिल्ली प्रभाग) 

अधिसूचना 

नईदिल्ली, 10 अप्रैल, 2001 
का . आ . 326 ( अ ). - यत : घरेलू उद्योगों की सूची के विस्तार के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में उपयुक्त प्रावधान करने का मुद्दा 
सरकार के विचाराधीन रहा है । 

यत: भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना 18 दिसंबर 2000 को प्रकाशित की गई थी जिसमें दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में केन्द्र 
सरकार के प्रस्तावित उपांतरणों/ संशोधनों को दिया गया था और उसके अनुसरण में जनता, लोक प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों से आपत्तियाँ/ सुझाव 
प्राप्त हुए थे और इनकी व्यापक जांच की गई । 

इसलिए अब, दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 का धारा 11ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली मास्टर प्लान , 2001 में निम्नलिखित उपांतरण/ परिवर्द्धन करती है । 
उपांतरण 

भारत के राजपत्र दिनांक 1 - 8 - 1990 के पृष्ठ 124 ( दायें हाथ की तरफ ) निम्नलिखित संशोधन / परिवर्द्धन / लोप किए जाएं : 
( i) " घरेलू उद्योग " शीर्षक के नीचे : 

( क ) दूसरी पंक्ति में " एक किलोवाट पॉवर " के स्थान पर " पाँच किलोवाट पॉवर " ( रिहायशी लोड से अलग) किया जाए । 
( ख ) पहली/ दूसरी पंक्ति में " केवल भूतल पर " शब्दों का लोप किया जाए । 
( ग ) अनुलग्नक - III - क में दिये अनुसार घरेलू उद्योगों की सूची में निम्नलिखित को जोड़ा जाए : 

1. घरेलू बिजली उपकरणों की मरम्मत 
2. बुक बाइंडिंग 
3. कम्प्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केन्द्र 
4. डाटा प्रोसेसिंग 
5. कम्प्यूटर साफ्टवेयर 
6. डेस्क टॉप पब्लिशिंग 


1092 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC. 3( i)]] 
( ख ) के नीचेनिम्नलिखित उप पैरा जोड़े जाएं : 
( ग ) केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू उधोगों की सूची ( अनुलग्नक -III - क ) में और परिवर्द्धन किया जाए यदि ऐसा करना लोक हित में 

और उपयुक्त समझा जाता है । 
( घ ) किसी भी प्रकार की ज्वलनशील अथवा खतरनाक सामग्री का भंडारण नहीं किया जा सकता । 
( ङ ) अनुलग्नक - III- क में दिये अनुसार घरेलू उद्योग लगाने के लिए अलग औधोगिक बिजली कनेक्शन, सिंगलफेस और नगर 

पालिका लाइसेंस लेमा आवश्यक होगा । 
( ii ) " नई औद्योगिक इकाइयों की विभिन्न उपयोग क्षेत्रों में अनुमति निम्नलिखित सारणी में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी जाएगी शब्दों 

के नीचे की तालिका इस प्रकार संशोधित की जाए : 


उपयोग क्षेत्र/ उपयोग परिसर 


शते 


टिप्पणी 


रिहायशी 


अधिकतम पॉवर लोड 
किलोवाट 
" 1 " के स्थान पर 5 " 
रखा जाए 
" 1 " के स्थान पर " 5 " 
रखा जाए । 


" केवल भूतल पर " का 
लोप किया जाए । 


रिहायशी ग्रामीण क्षेत्र 


[ सं. जे - 13036/ 41/ 2000 - डीडी1 ए ( भाग)/1बी ] 

देवेन्द्र कुमार गोयल, अवर सचिव 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTYALLEVIATION 

(Delhi Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th April, 2001 
S . O . 326 ( E ).- --Whereas the issue ofmaking suitable provision in the Master Plan for Delhi, 2001 to expand the list 
- of household Industries has been under the consideration of the Government. 

____ Whereas a Public Notice was published in the Gazette of India on 18th December , 2000 providing for amendments/ 
modifications which the Central Government proposed in the Master Plan for Delhi, 2001 and pursuance to the same 
objections/ suggestions were received from the public, public representatives and Government Departments and examined 
at length. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section (2 ) of Section 11 A of DelhiDevelopment Act, 
1957 , the CentralGovernment hereby makes the following modifications/additions to theMaster Plan for Delhi, 2001with 
effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India . 

Modifications : 

On page 124 ( Right hand side) of the Gazette of India dated 1 - 8 - 1990 , the following amendments / additions / 
deletions be made : 

(1) Under the heading Household Industries : 

(a ) In second line one kilowatt power is replaced by five kilowatt power (separate from residential load ) . 
( b) In first /second line , the words only on ground floor is deleted . 
( c) Inthe list of household industries as at Annexure III - A the following shall be added : 

1. Repair of domestic electrical appliances . 
2. Book binding . 
3. Computer repairing and cyber information Centre . 
4. Data processing. 


4 


II - 4483(ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. Computer Software. 

6 . Desk Top Publishing. 
he following sub -paras be added below (b ) : 

c) Futher additions to the list of Household Industries ( Annexure- III A ) could be made if it is considered 

appropriate and in public interest by the Central Government to do so . 
(d ) No inflammable or hazardous material can be stored . 
(e ) to set up household industry as at Annexure III- A , separate industrial electric connection , single phase , 

would be necessary. So would be the Municipal licence . 
(i ) The Table below the words New Industrial Units shall be permitted in different use zones as per conditions 

prescribed in the following table are amended as under : 


Conditions 


Remarks 


Use Zone/ 
Use Premises 
Residential 


Max. Power 
Load KW 
l replaced by 5 


only on ground floor 
is deleted . 


Residential rural areas 


l replaced by *5 


[No . J- 13036 /41/2000 -DDIA (PL ) IBI 
DEVENDRA KUMAR GOEL , Under Secy. 


un 


1 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


